सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 पौष, 1940 ( श० ) 
21 जनवरी , 2019 ( ई० ) 


संख्या - 48 राँची, सोमवार , 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
7 जनवरी, 2019 


संख्या -13/ वरीय नि०सं० -01/2017 का० -115-- श्री सचिन्द्र कुमार पाण्डेय , अपर न्यायायुक्त-III 
सह विशेष न्यायाधीश, सी०बी०आई०, राँची को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा 
शर्ते) नियमावली, 2001 के नियम -7(b ) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला 
जज के पद पर नियुक्ति के पश्चात् प्रभार ग्रहण करने की तिथि से 01 अतिरिक्त वेतनवृद्धि ( न्यूनतम 
250/- रूपये अधिकतम 500/- रूपये) की स्वीकृति दी जाती है । 
2. श्री पाण्डेय की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में नियुक्ति की तिथि 25 जून, 2013 है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


प्रभुनाथ शर्मा, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 48 -- 50 


